पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09/ 2010 -2012. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30 - 5 - 2001 ." . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 192 ] 


रायपुर , बुधवार, दिनांक 1 जून 2011 -- ज्येष्ठ 11, शक 1933 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 
रायपुर, दिनांक 1 जून 2011 

अधिसूचना 


क्रमांक एफ 10 -43/ 2008/वाक/ पांच ( 34 ). -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ विक्रय कर तृतीय श्रेणी ( कार्यपालिक ) सेवा भर्ती नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन 
करते हैं , जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा , अर्थात् : - . 

संशोधन 
उक्त नियमों में : 
अनुसूची - तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् : 

“ अनुसूची - तीन 

( नियम 9 देखिए ) 
विभाग का नाम सेवा का नाम , न्यूनतम अधिकतम 

शैक्षणिक अर्हता 

टिप्पणियां 
- आयु सीमा आयु सीमा 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 6 ) 
वाणिज्यिक कर छत्तीसगढ़ राजपत्रित 
विभाग 

तृतीय श्रेणी ( कार्यपालिक ) 
( वाणिज्यिक कर ) सेवा 

नियम , 1966 
1. वाणज्यिक कर निरीक्षक 21 वर्ष 30 वर्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 

स्नातक . 
टीप : - ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं , के लिए आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय 
पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी. " 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अजय सिंह , प्रमुख सचिव. 


( 1 ) 


( 5 ) 


383 


384 


ETT HIT 276797 , fatich 1 2011 


pruge , fertisi 1.574 2011 


FHP 114 10 -43/ 2008/916 / 977 ( 34 ). — 4789 & fast of 37760 348 CUS ( 3 ) 39TH TU , FH fauna ? 
37fETI FTCh 74 10 - 43/2008/01 / 19 ( 34 ) , FGHIC 07 - 06 -2017 Got 3i1077 37ate To YTToo superare À CHIERI 
प्रकाशित किया जाता है. 


__ . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

375744 FHE , YG Afaa . 


Raipur, the 1st June 2011 


NOTIFICATION 


No . F 10 -43/2008/CTN ( 34 ).- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh 
Sales Tax Class- III ( Executive ) Service Recruitment Rules, 1966 with effect from the date of its publication in the 
Official Gazette , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, -- 

For Schedule - III, the following Schedule shall be substituted , namely : 


" Schedule - III 
( See Rule 9 ) 


Name of Service 


Educational Qualification 


Remarks 


·Name of the 
Department 


Minimum Maximum 
Age Limit Age Limit 

( 3 ) (4 ) 


. 


(2 ) . . 


(6 ) 


La 


Commercial 

Tax 
Department 


Chhattisgarh Gazetted 
Class - III ( Executive ) 

(Commercial Tax ) 
Service Rule, 1966 
1 . Commercial Tax : 21 years • 

Inspector . 


30 years 


Graduation from any recognized 
: University. . 


. 


. 


Note : - The age limit will be relaxed for the candidates who are bonafide local residentof Chhattisgarh State as per 

instruction issued by the General Administrative Department from time to time." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

· AJAY SINGH , Principal Secretary . 


. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2011. 


